सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ , 1939 ( श०) 


संख्या- 116 राँची, मंगलवार , 


13 फरवरी, 2018 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 दिसम्बर , 2017 


संख्या- 1/ पी.-105 / 2016 का .-12417 -- निदेशक , भू- अर्जन , भू- अभिलेख एवं परिमाप , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री के. श्रीनिवासन , भा .प्र. से . ( झाः2005 ) को दिनांक 
1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से भा .प्र. से. के चयन ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री श्रीनिवासन प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर 
बने रहेंगे । 

संख्या - 1/ पी .- 105/ 2016 का .-12418 -- अभियान निदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कृपानन्द झा , भा .प्र. से. ( झाः2005 ) ( अतिरिक्त प्रभार 
अपर सचिव , स्वास्थ्य , चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग / परियोजना निदेशक , झाररखण्ड एड्स 
कन्ट्रोल सोसायटी, राँची/ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड 
प्रोक्योरमेंट कारपोरेशन लि ., राँची) को दिनांक 1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से भा . प्र. से . के चयन ग्रेड 
(विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री झा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 13 फरवरी , 2018 
संख्या - 1/ पी .- 105 / 2016 का .-12419 -- अपर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जटा शंकर चौधरी, भा. प्र. से. ( झाः2005) को दिनांक 
1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से भा . प्र. से . के चयन ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री चौधरी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे | 
संख्या - 1/ पी .- 105/ 2016 का .-12420 -- बन्दोबस्त पदाधिकारी , दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री बिरसाय उराँव , भा . प्र. से. ( झाः2005) को दिनांक 1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से 
भा . प्र.से . के चयन ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । । 

2. श्री उराँव प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 
संख्या - 1/ पी .- 105 / 2016 का .-12421 -- उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार, भा .प्र. से . ( झाः2005 ) को दिनांक 1 जनवरी, 2018 के प्रभाव 
से भा . प्र. से . के चयन ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 
संख्या - 1/ पी .- 105/ 2016 का .-12422 -- उपायुक्त , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री 
विनोद कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2005 ) को दिनांक 1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से भा . प्र. से . के चयन ग्रेड 
(विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

____ 2. श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 

संख्या - 1/ पी .- 105/ 2016 का .- 12423 -- उपायुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री 
रमेश कुमार दूबे, भा. प्र.से . ( झाः2005) को दिनांक 1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से भा .प्र. से. के चयन 
ग्रेड (विशेष सचिव कोटि ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री दूबे प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 116 - - 50 


